रजिस्ट्री सं० डीएल० - 33004/ 97 


REGD . NO . D . L .- 33004/ 97 


समयबजपत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


. 


and 


। 


भाग 1] -- खण्ड 3 - - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II - Section 3 - Sub-section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं0 158 ] 
No. 1581 


नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , मार्च 12, 1998 / फाल्गुन 21 , 1919 
NEW DELHI, THURSDAY ,MARCH 12 , 1998 /PHALGUNA 21 , 1919 


1 


- 


- 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 12 मार्च, 1998 
का. आ . 198 ( अ. ) . - - केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड ( ख ) के साथ 
पठित उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय समिति की सिफारिश पर, नीचे की सारणी के स्तंभ ( 2 ) में विनिर्दिष्ट संस्थाओं का 
अनुमोदन करती हैं और उक्त सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में वर्णित पात्र परियोजनाओं या स्कीमों तथा उसकी प्राक्कलित लागत को विनिर्दिष्ट करती है और उक्त 
सारणी के स्तंभ ( 4 ) में ऐसी लागत की वह अधिकतम रकम भी , जो उक्त धारा 35 कग के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञात की जा सकेगी, विनिर्दिष्ट करती 


है । 


क्रम सं. संस्था का नाम 


सारणी 
परियोजना या स्कीम और उसकी 
प्राक्कलित लागत 


धारा 35 कग के अधीन 
कटौती के रूप में अनु 
ज्ञात की जाने वाली लागत 
की अधिकतम रकम 


( 3 ) 


( 4 ) 


23. 00 लाख रुपये 


( 1 ) ( 2 ) 
1 . भारत सेवाश्रम संघ, 

211, रासबिहारी एवेन्यू , 

कलकत्ता -700019 
2. अंध - अपंग कल्याण केन्द्र, 

जनता नगर रेलवे क्रासिंग के निकट , 
ग्राम घाटलोदिया, 
जिला - अहमदाबाद - 380061 


नागालैंड के दीमापुर में प्रणवानंद महिला महाविद्यालय 
के भवन के विस्तार का निर्माण एवं साजसज्जा , अनु 
मानित लागत 23. 00 लाख रुपये । 
गुजरात, अहमदाबाद में अंध अपंग कल्याण केन्द्र की 
साज - सज्जा एवं उपकरणों/ यंत्रों की खरीद, अनुमानित 
लागत 30 . 00 लाख रुपये । 


30 .00 लाख रुपये 


723 GL /98 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II . SEC. 3(ii) ] 


( 3 ) 


( 1 ) ( 2 ) 

( 4 ) 
3 . सवाली " ( एसोसिएशन फॉर मेंटली महाराष्ट्र, पुणे के कोठरूद में शिक्षा, सांस्थानिक 

71.21 लाख रुपये 
रीटेड एण्ड सेरेब्रल पाल्सी चिल्ड्रेन ), देखभाल प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन के द्वारा 
अलंकार प्लाट सं. 14, गली सं. 133, प्रमत्तिक घातित बच्चों एवं व्यस्कों हेतु सामाजिक 
कोठरूद, पुणे - 411029 

आर्थिक विकास करना तथा उसके लिए उपकरणों 

की खरीद करना , अनुमानित लागत 90. 79 लाख रुपये 
4 . श्री वेद - गोविन्दपुर सार्वजनिक देवखानु गुजरात, जिला - मेहसाना, तालुका- कलोल, ग्राम वेदा में . 7.87 लाख रुपये 

ग्राम वेदा, तालुका कलोल द्वारा नार्दीपुर , बी०एम०बी० सार्वजनिक चिकित्सालय हेतु एम्बुलेंस वैन 

जिला - मेहसाना, उत्तरी गुजरात -35 तथा दवाईयों की खरीद, अनुमानित लागत 7. 87 लाख रुपये 
5 . श्री सत्य साई ट्रस्ट, हरियाणा एवं चंडीगढ़, चंडीगढ़ के सैक्टर 30बी में वृद्धाश्रम तथा सेवा केन्द्र का 76.00 लाख रुपये 

2093, सैक्टर - 15सी, चंडीगढ़ - 160015 निर्माण एवं साजसज्जा, अनुमानित लागत 91 .00 लाख रुपये 
6 . श्री के . के . शाह साबरकंठा, आरोग्य मंडल गुजरात , साबरकंठा के वटराक में चिकित्सालय को चलाना 50 .00 लाख रुपये 

डाकघर- घटराक, तालुका - बयाद, जिला एवं उपकरणों की खरीद, अनुमानित लागत 90 . 60 लाख रुपये की कार्पस निधि 
साबरकंठा- 383326 गुजरात । 

सहित 40. 60 लाख 

रुपये । 
7. श्री अनंतलाल त्रिभुवनदास शाह आयुर्वेदिक गुजरात , जदेश्वर में आयुर्वेदिक चिकित्सालय हेतु आधुनिक 100. 00 लाख रुपये 

सार्वजनिक चिकित्सालय, लाल बाजार , सुविधाओं के साथ भवन का निर्माण , अनुमानित लागत 424 ,00 की कार्पस निधि 
ए०टी० शाह आयुर्वेदिक चिकित्सालय मार्ग , लाख रुपये । 

सहित 270 
भड़ौच- 392001 गुजरात । 

लाख रुपये । 
8. चंद्रा राजेश्वर राव फाऊंडेशन फॉर सोशल आंध्र प्रदेश, जिला - रंगारेड्डी के कोंदापुर में वृद्धाश्रम हेतु भवन 60. 00 लाख रुपये 
प्रोग्रेस, 3 - 6 -201 , मखदुम भवन , 

का निर्माण साजसज्जा तथा उसे चलाना , अनुमानित लागत 160 की कार्पस निधि 
हिमायत नगर, हैदराबाद - 500029 । लाख रुपये । 

सहित 60. 70 

लाख रुपये । 
2. यह अधिसूचना सारणी में वर्णित परियोजनाओं या स्कीम की बाबत निर्धारण वर्षों 1998 - 99, 1999 - 2000 तथा 2000 - 2001 के संबंध में सीन 
वर्षों की अवधि तक प्रवृत्त रहेगी । 

[ सं .10543 / फा . सं. रा. स. -9/ 98 ] 

वी . के . सहगल, उप - सचिव 


MINISTRY OF FINANCE 
( Department ef Revenue ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 12th March, 1998 
S . O . 198 ( E ). -- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) read with clause (b ) of the Explanation to 
section 35AC of the Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , the Central Government on the recommendations of the National 
Committee, hereby approves the institutions specified in column (2 ) of the Table below and specifios the eligible projects or 
schemes and the estimated cost thereof as mentioned in column ( 3 ) of the said table and also specifies in the column (4 ) of the 
said tablo , the maximum amount of such cost which may be allowed as deduction under said section 35AC . 


[ MT ]I - Uug 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


TABLE 
Serial Name of the Institutions Project or Scheme and 

Maximum amount 
Number 

estimated cost thereof 

of cost to be allowed 
as deduction under 

section 35AC 
(2 ) (3 ) 

(4 ) 
1 . Bharat Sevashram Sangha , 

Construction of extension of building and Rs. 23 .00 lakhs 
231, Rash Behari Avenue , 

furnishing of Pranabananda Women s 
Calcutta - 700019 . 

College at Dimapur, Nagaland, likely to 

cost Rs. 23.00 lakhs. 
2. Andh Apang Kalyan Kendra , 

Purchase of instruments /equipments and fur - Rs. 30 .00 lakhs . 
Near Janata Nagar Railway Crossing , nishing of Andh Apang Kalyan Kendra at 
Vill. Ghatlodia , Distt. Ahmedabad Ahmedabad , Gujarat, likely to cost Rs. 30.00 
380061. 

lakhs . 
3 . Savali (Association for Mentally Purchase of equipments and running of socio - Rs. 71.21 lakhs. 

Retarded and Cerebral Palsy Children ), economic promotion of cerebral palsied 
Alankar Plot No. 14 , S. No. 133 , children and adults through education , insti 
Kothrud , Pune-411029 . 

tutional care , training and vocational guidance 
at Kothrud, Pune, Maharashtra, likely to cost 

Rs. 90 .79 lakhs. 
4 . Shree Veda -Govindpura Sarvajanik Ambulance van and medicines for B .M . B . Rs. 7 .87 lakhs. 

Davakhanu , Village Veda, Taluka Sarvajanik Hospital at Village Veda, Taluka 
Kajol, Via -Nardipur, District 

Kalol , District Mehsana, Gujarat, likely to 
Mehsana, North Gujarat-35. 

cost Rs. 7 .87 lakhs . 
Shri Satya Sai Trust Haryana and Construction of building and fumishing of old Rs. 76 . 00 lakhs. 
Chandigarh , 2093, Sector- 15C , Age Home and Seva Centre at Sector - 30B , 
Chandigarh - 160015 . 

Chandigarh , likely to cost Rs. 91. 00 lakhs . 
6 . Shri K . K . Shah Sabarkantha Purchase of equipments and running of 

Rs. 40 .00 lakhs 
Arogya Mandal, P .O . Vatrak , 

hospital at Vitrak , Sabarkantha, Gujarat , plus a corpus 
Tal. Bayad , Distt. Sabarkantha likely to cost Rs. 90 .60 lakhs . 

fund of 
383326 , Gujarat . 

Rs . 50 .00 lakhs. 
7. Shri Anantial Tribhovandas Shah Construction of building with modern ameni Rs. 270 .00 lakhs 

Ayurvedic Sarvajanik Hospital, ties for Ayurvedic Hospital at Zadeshwar , plus a corpus 
Lal Bazar, A . T. Shah Ayurvedic Gujarat; likely to cost Rs. 424 .00 lakhs. fund of 
HospitalMarg , Bharuch -392001 

Rs. 100 .00 lakhs. 
Gujarat . 
Chandra Rajeshwara Rao Foundation Construction of building , furnishing and Rs. 60 .70 lakhs 
for Social Progress , 3 -6 - 201 , 

running of Home for the aged at Kondapur, plus a corpus 
Makhdoom Bhavan , Himayat Nagar , Rangareddy Distt: Andhra Pradesh likely to fund of 
Hyderabad -500029 . cost Rs , 160 lakhs . 

Rs . 60 .00 lakhs . 
2 . This notification shall remain in force for a period of three years in relation to assesment years 1998 - 99 , 1999 -2000 
and 2000 - 2001 in respect of projects or schemesmentioned in the table . 

(No. 10543 / F . No . NC - 9 /98 ] 

V . K . SEHGAL , Dy, Secy . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3( ii) 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 12 मार्च, 1998 
का . आ . 199 ( अ. ). -~- जबकि केन्द्रीय सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खंड ( ख ) 
के साथ पठित उपधारा ( 1 ) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का . आ . 887 ( अ ) दिनांक 22 नवम्बर , 1993 के द्वारा क्रम सं. 2 पर संजीवन मैडिकल 
फाउन्डेशन , अश्विनी प्रसाद हास्पीटल, मिराज ( महाराष्ट्र ) द्वारा महाराष्ट्र में मिराज स्थित कम्युनिटी केयर एंड रिसर्च सेन्टर के निर्माण को पात्र परियोजना 
या स्कीम के रूप में निर्धारण वर्ष 1994 - 95 से शुरू होने वाले वर्ष से दो वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट किया था जिसे दिनांक 4 अप्रैल, 1995 की 
का . आ . 294 ( अ ) के तहत निर्धारण वर्ष 1998 - 99 को समाप्त होने वाले और तीन निर्धारण वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया गया था । 

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के पांच वर्ष से आगे बढ़ने की संभावना है । 

और जबकि राष्ट्रीय समिति ने यह समाधान होने पर कि उक्त परियोजना या स्कीम उचित रूप से निष्पादित की जा रही है, आयकर नियमावली, 
1962 के नियम 11 ड के उप नियम ( 5 ) के अंतर्गत उक्त परियोजना या स्कीम को और तीन वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की और केवल सात 
सौ लाख रुपए तक अनुमानित लागत को बढ़ाने की सिफारिश की है । 

अब अतएव, केन्द्रीय सरकार , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खंड ( ख ) के साथ पठित उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संजीवन मैडिकल फाउन्डेशन, अश्विनी प्रसाद हास्पीटल, मिराज ( महाराष्ट्र ) द्वारा महाराष्ट्र में मिराज स्थित 
कम्युनिटी केयर एंड रिसर्च सेन्टर के निर्माण कार्य को केवल सात सौ लाख रुपए की अनुमानित लागत पर पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में निर्धारण वर्ष 
1999 - 2000 से शुरू होने वाले तीन निर्धारण वर्षों के लिए विनिर्दिष्ट करती है । 


[ सं , 10544/ फा. सं. रा. स. - 9/ 98 ] 

वी . के . सहगल उप - सचिव 
NOTIFICATION 

New Delhi, the 12th March , 1998 
S .O . 199 (E ).-- Whereas by notification number S.O . 887 ( E ) dated the 22nd November, 1993 issued under sub 
section ( I ) read with clause ( b ) of the Explanation to section 35AC of the Income -tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central 
Government has specified at serial number 2 , the Construction of community care and research centre atMiraj in Maharashtra 
of Sanjeevan Medical Foundation , Ashvini Prasad Hospital, Miraj (Maharashtra ) as an eligible project or scheme for a period of 
two years beginning with assessment year 1994 - 95 which was extended for a further period of three assessment years ending 
with assessment year 1998 -99 vide S . O . 294 (E ) dated the 4th April , 1995; 

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond five years; 

And whereas the National Committee, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly , made 
a further recommendation undor sub -rule ( 5 ) of rule 11 M of the Income- tax Rules , 1962 for specifying the said project or 
scheme for a further period of three years and enhancing the approved cost to rupees seven hundrod lakhs only ; 

Now , therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) read with clause (b ) of 
the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of the 
Construction of community care and research centre at Miraj in Maharashtra of Sanjeevan Medical Foundation , AshviniPrasad 
Hospital, Miraj (Maharashtra ) at the estimated cost of rupees seven hundred lakhs only as an eligible project or scheme for a 
further period of three assessment years commencing from assessment year 1999 - 2000 , 


[ No. 10544 /F. No . NC -9/98] 


V . K . SEHGAL, Dy. Secy . 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 12 मार्च, 1998 
का. आ. 200 ( अ.). -- आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा 
( 1 ) के अन्तर्गत जारी की गई दिनांक 12 अगस्त, 1993 की अधिसूचना सं. का . आ . 602 ( अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने क्रम सं. ३ पर महाराजा अग्रसेन 
मैडिकल एजुकेशन एण्ड साइंटिफिक रिसर्च सोसाइटी, नई दिल्ली द्वारा अग्रोहा, जिला हिसार, हरियाणा में महाराजा अग्रसेन अस्पताल के निर्माण कार्य को 
करनिर्धारण वर्ष 1994 -95 से आरम्भ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट किया था जिसे कि 
दिनांक 2 फरवरी, 1996 की का. आ . 94 ( अ) के तहत निर्धारण वर्ष 1998 - 99 को समाप्त होने वाले वर्ष से दो निर्धारण वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया 
गया था । 


[ भाग II- ~- खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के पांच वर्ष के बाद भी चलने की सम्भावना है, 

और जबकि राष्ट्रीय समिति ने यह समाधान हो जाने पर कि परियोजना अथवा स्कीम का उपयुक्त रूप से निष्पादन किया जा रहा है समिति ने 
आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम (5 ) के तहत इस परियोजना अथवा स्कीम को आगे तीन वर्ष की और अवधि के लिए विनिर्दिष्ट 
करने की और चालीस करोड़ रुपए तक अनुमानित लागत को बढ़ाने की सिफारिश की है । 

इस लिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43 ) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ 
पठित उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महाराज अग्रसेन मैडिकल एजुकेशन एण्ड साइंटिफिक रिसर्च सोसाइटी नई दिल्ली अग्रोहा , जिला 
हिसार, हरियाणा में महाराजा अग्रसेन अस्पताल के निर्माण कार्य को केवल चालीस करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर निर्धारण वर्ष 1999 - 2000 से 
आरम्भ हाने वाले वर्षों से आगे और तीन निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है । 


[ सं . 10545 / फा. सं . रा . स. 9 / 98 ] 

वी . के . सहगल, उप - सचिव 
NOTIFICATION 

New Delbi, the 12th March , 1998 
S . O . 200 (E ).-- -Whereas by notification number S .O . 602 (E ) dated the 12th August , 1993 issued under sub -section (1) 
read with clause ( b ) of the Explanation to section 35AC of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) , the Central Government had 
specified at serial number 3 , the Construction of Maharaja Agrasen Hospital at Agroha , District Hissar, Harayana of Maharaja 
Agrasen Medical Education & Scientiſic Research Society , New Delhi as an eligible project or scheme for a period of three 
years beginning with assessment year 1994 - 95 which was extended for a further period of two assessment years ending with 
assessment year 1998 - 99 vide S. O . 94 ( E ) dated the 2nd February , 1996%; 


And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond five years ; 

And whereas the National committee, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly ,made 
a further recommendation under sub -rule ( 5 ) of rule 1IM of the Income-tax Rules , 1962 for specifying the said project or 
scheme for a further period of three years and enhancing the approved cost to rupees forty crores only ; 

___ Now, Therefore, the Central Government , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) read with clause ( b ) 
of the Explanationto section 35AC of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), hereby specifies the scheme or project of the 
Construction of Maharaja Agrasen Hospital at Agroba, District Hissar, Harayana of Maharaja Agrasen Medical Education & 
Scientific Research Society , New Delhi, at the estimated cost of rupees forty crores only as an eligible project or scheme for a 
further period of three assessment years commencing from assessment year 1999 - 2000 . 


[ No. 10545 / F . No . NC - 9/98] 

V . K . SEHGAL , Dy. Secy . 


773511982 


- 


Printed by the Manager, Govt. of India Pross, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 - 1998 


- 


